निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 459 ) 


19 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 9 अप्रील 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

9 मार्च 2015 
सं0 22 / नि0सिo( पू0)- 01 - 12 / 2006 / 581 — मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल , 
कटिहार के अन्तर्गत गंगा नदी पर निर्मित काटाकोश नवरसिया निवृत्त तटबंध पर वर्ष 2005 में एजेण्डा सं0 80 / 538 
एवं 80 / 539 के तहत कराये गये कटाव निरोधक कार्यों एवं उसके बाद तटबंध पर हुए कटाव के फलस्वरूप बाढ़ 
संघर्षात्मक कार्यों को प्रारम्भ नहीं करने संबंधी आरोपों की जॉच उड़नदस्ता द्वारा कराई गई । उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री मसीउर रहमान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के विरूद्ध 
निम्नांकित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये हैं : 

आरोप सं0 - 1 – बाढ़ 2005 के पूर्व एजेण्डा सं0 80 / 538 के तहत कराये गये कटाव निरोधक कार्य एवं 
बाढ़ संघर्षात्मक कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करना एवं कार्यों को बाढ़ से पूर्व पूरा नहीं करना । साथ ही इस महत्वपूर्ण कार्य 
को दिनांक 29.06 .05 तक अधूरे स्थिति में ही समाप्त घोषित करना । 

__ आरोप सं0 - 2 - क्षेत्रीय सभी पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण के माध्यम से सूचित किया गया कि कार्य 
निर्धारित अवधि तक समाप्त नहीं किये जाने के लिए मुख्य रूप से संवेदक ही दोषी है फिर भी शेष बचे हुए राशि को 
पुनः उन्हीं दोषी संवेदकों के बीच बॉटकर कार्य दिनांक 26.06.05 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 10 .07.05 तक कार्य 
पूरा होने की बात कही गई । संबंधित संवेदकों के विरूद्ध क्यों नहीं काली सूची में डाला गया । 

आरोप सं0 - 3 – कार्य स्थल के प्रभारी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 15.07.05 को 
स्थल के कटाव से संबंधित प्रतिवेदन तथा दिनांक 10.07.05 एवं 19.07.05 को दूरभाष पर कटाव के लिए उच्चाधिकारी 


बिहार गजट ( असाधारण), 9 अप्रील 2015 
को सूचना दिये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा न तो स्थल का दौरा किया गया और न ही किसी प्रकार का निदेश 
दिया गया । 

आरोप सं0 – 4 – स्थल पर कटाव प्रारम्भ होने के बावजूद भी कई दिनों तक स्थल को कटते हुए क्यों छोड़ 
दिया गया तथा कार्य ससमय क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया । 

उपर्युक्त आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री मसीउर रहमान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता , बाढ़ नियंत्रण 
प्रमंडल, कटिहार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 158 दिनांक 15.02.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही में 
जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी । सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि 
श्री मसीउर रहमान , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार मात्र दिनांक 19.07 .05 से दिनांक 
21.07.05 तक ही अतिरिक्त प्रभार में रहे हैं । अतएव इन्हें दोषमुक्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है । 

___ अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री मसीउर रहमान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल , 
कटिहार को दोषमुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 459 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


